निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 आश्विन 1936 ( श ) 
पटना, बुधवार , 15 अक्तूबर 2014 


( सं0 पटना 853 ) 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचनाएं 
30 सितम्बर 2014 


सं0 प्र02 / बोर्ड विविध - 10 / 2008 पार्ट - IV - 3616 - 20 — विद्युत् अधिनियम 2003 ( 2003 का अधिनियम 36 ) 
की धारा -126 के स्पष्टीकरण (क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद् द्वारा 
महाप्रबंधक / सहायक महाप्रबंधक / प्रबंधक / सहायक प्रबंधक / कार्यपालक सहित सभी विद्युत अभियंता, इंडिया पावर 
कारपोरेशन (बोधगया) लिमिटेड, गया को विद्युत् अधिनियम 2003 की धारा -126 के प्रयोजनार्थ, गया शहर के वितरण 
फ्रेन्चाईजी क्षेत्र के लिए अभिनिर्धारण पदाधिकारी पदाभिहित करती है । 
2. यह अधिसूचना इसके बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 

सरकार के उप - सचिव । 
The 30th September 2014 
No. प्र02 / बोर्ड विविध - 10 / 2008 पार्ट - III - 3616 –20 — In exercise of the powers conferred 
under explanation (a) under Section - 126 of the Electricity Act, 2003 ( 36 of act , 2003 ), the 
Government of Bihar do hereby designate all electrical engineers including Executive , 
Assistant Manager ( AM), Manager , Assistant General Manager ( AGM) and General 


बिहार गजट ( असाधारण), 15 अक्तूबर 2014 


Manager ( GM) , India Power Corporation ( Bodhgaya) Ltd., Gaya as the Assessing officers 
u/s- 126 of the Electricity Act , 2003 for the Distribution Franchisee area of Gaya town. 

2 . This notification shall be deemed to be effective from the date of its publication in 


the Bihar Gazette . 


By order of the Governor of Bihar, 


Sd /- Illegible, 
Deputy Secretary to Government. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 853 -571 + 200- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


